सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 680 


20 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार , - 

___ 11 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


अधिसूचना 

4 अगस्त, 2016 
संख्या- 01 / स्था . श्र.नि .प्र.- 2037/ 2010 ( खण्डसंचिका-II) श्र.नि .- 1598 झारखण्ड लोक सेवा आयोग , 
रांची के पत्रांक - 609 दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 
(विज्ञापन सं०- 06 / 2013 ) में श्रम सेवा के तहत्सफल/ अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवारों को झारखण्ड 
श्रम सेवा के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक वेतनमान - 9300-34800 ग्रेड पे रू. 5400/- के रिक्त पद पर 
योगदान की तिथि से परीक्ष्यमान के रूप में नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ- 7 में 
अंकित जिला/ स्थान पर पदस्थापित किया जाता हैः 
क्र .सं. रौल नं० उम्मीदवार का नाम एवं स्थायी जन्म तिथि उम्मीदवार नियुक्ति पदस्थापन 

की कोटि कोटि कार्यालय 
4 5 

6 
श्री अविनाश कृष्णा 

| 14.08.1982 | अनारक्षित अनारक्षित | श्रमायुक्त के 
पिता - श्री रामवचन शर्मा 

सचिव , श्रम 
ग्राम-इस्माईलपुर , पो० - एइमा चैकी , 

भवन राँची । 
थाना -खिजरसराई , जिला- गया , 
बिहार -824233 


पता 


61320159 


61320663 


21 . 01. 1986 


61320352 


| 4 


61321034 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 11 अगस्त , 2016 
| श्री अरविन्द कुमार 

| पिछड़ा अनारक्षित श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री विनय कुमार 

वर्ग-|| 

जमशेदपुर-1 
ग्राम -कंचनपुर, पो०- लुपूंग , थाना 
कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग , 
झारखण्ड- 825319 
श्री रवि शंकर 

19 .02. 1991 | अनारक्षित | अनारक्षित | श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री गणेश शंकर 

धनबाद - 3 
महल्ला-श्याम सन्दर नगर , पो० 
कर्रा, थाना- सदर, जिला-हजारीबाग 
झारखण्ड- 825301 
| श्री रंजीत कुमार 

20. 01.1982 | अनारक्षित | अनारक्षित | श्रम अधीक्षक , 
पिता - श्री गोपी चन्द सिंह , 

गमला तथा 
महल्ला- सेक्टर -12ई, क्वार्टर नं० 

श्रम अधीक्षक 
1254 , बोकारो स्टील सिटी , पो० + 

( कृषि श्रमिक ), 
थाना- सेक्टर-12जिला-बोकारो, 

गुमला का 
झारखण्ड- 827012 

अतिरिक्त 

प्रभार 
कुमार ऋषि राज 

28. 09. 1989 | अनारक्षित | अनारक्षित । श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री कुबेर चन्द्र सिंह 
मुहल्ला- नव विकास कॉलोनी, 
फेज-2, पो०- आशियाना नगर , 
थाना- राजीव नगर,जिला- पटना, 
बिहार - 800025 
उम्मीदवार का नाम एवं स्थायी जन्म तिथि उम्मीदवार नियुक्ति पदस्थापन 
पता 

की कोटि कोटि कार्यालय 


61320937 


पाकड़ 


क्र . सं . रौल नं० 


2 


61320719 


08.02. 1978 | पिछडा 


|| अनारक्षित श्रम अधीक्षक , 

जामताड़ा 


वर्ग-|| 


| श्री शैलेन्द्र कुमार शाह 
पिता- श्री देवनारायण साह 
ग्राम- बड़ा बियासी, पो०-हाथीगढ़ , 
थाना-बोरियो,जिला- साहेबगंज , 
झारखण्ड- 816120 


61321257 


13. 05. 1986 | अनारक्षित अनारक्षित | श्रम अधीक्षक , 

गढ़वा 


श्री अभिषेक वर्मा 
पिता- श्री रमेश प्रसाद वर्मा 
मुहल्ला-जजेज कालोनी, 
आर०पी०एस०मोड़ , पश्चिम बेली 
रोड, पो०+ थाना - दानापुर कैन्ट , 
जिला-पटना, बिहार- 801503 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 11 अगस्त , 2016 


चतरा 


61320454 | श्री प्रवीण कुमार 

10. 04. 1987 | पिछडा अनारक्षित श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री भोला नाथ साव 

वर्ग-|| 
ग्राम -पाण्डेयडीह , 
पो० + थाना- राजधनवार, जिला 

गिरिडीह, झारखण्ड- 825412 
61320942 | श्री अविनाश ठाकुर 

01. 01. 1991 अनारक्षित अनारक्षित | कैंटीन मैनेजर , 
पिता- श्री अमरनाथ ठाकुर 

श्रम भवन , 
मुहल्ला- क्वार्टर नं०-1, ब्लॉक नं० 

राँची 
87/2, रोड नं०-3, बागबेड़ा कॉलोनी 

प्रतिनियुक्त 
थाना +पो०-बागबेड़ा , पूर्वी सिंहभूम , 

कौशल विकास 
झारखण्ड - 831002 

मिशन 
| 1061322975 | श्री बबन कुमार सिंह 

19. 02. 1978 | अनारक्षित | अनारक्षित | श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री कालिन्दर सिंह 

सिमडेगा 
मुहल्ला-मिशन रोड , लोहरदगा 
पो० + थाना - लोहरदगा, जिला 

लोहरदगा, झारखण्ड- 835302 
61323071 श्री एतवारी महतो 

पिछड़ा 

श्रम अधीक्षक , 
पिता - श्री विदेशी महतो 

वर्ग-1 वर्ग-1 खूटी 
ग्राम + पो०- करमाटांड ( भाया 
नदखुरकी ) थाना - दुग्दा, जिला 

बोकारो, झारखण्ड - 828307 
61320430 श्री धीरेन्द्र नाथ महतो 

14. 08 .1984 

पिछड़ा पिछड़ा श्रम अधीक्षक , 
पिता - श्री कैलाश चन्द्र महतो 

वर्ग-1 वर्ग 

चाईबासा 
मुहल्ला- जुगीतोपा, पो० + थाना 

तथा श्रम 
राजनगर , जिला- सरायकेला 

अधीक्षक ( कृषि 
खरसावां, झारखण्ड- 831002 

श्रमिक ), 
चाईबासा का 
अतिरिक्त 
प्रभार 


07. 01. 1984 | पिछडा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 11 अगस्त , 2016 


7 


13 


61320627 


जाने 


क्र . सं . रौल नं० उम्मीदवार का नाम एवं स्थायी जन्म तिथि उम्मीदवार नियुक्ति । पदस्थापन 
पता 

की कोटि कोटि कार्यालय 
3 

| 5 6 
61320538 | श्री दिगम्बर महतो 

19 .12. 1979 

पिछड़ा पिछड़ा | श्रम अधीक्षक, 
पिता- श्री पंचम महतो 

वर्ग- 1 वर्ग- | जमशेदपुर-2 
मुहल्ला-पिस्का स्टेशन, ग्राम -नारो, 
पो०- सपारोम, थाना-नगड़ी, जिला 

रांची, झारखण्ड -835303 
| 1461322926 | श्री संजय आनन्द 

01. 03 .1982 

| अनुसूचित अनुसूचित श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री शिवनारायण दास 

जाति | जाति गोड्डा 
ग्राम- भेड़वा नावाडीह , पो०+ थाना 
मधुपुर , जिला-देवघर , झारखण्ड - 
815353 
श्री अनिल कुमार रंजन 

30 .07. 1988 

| अनुसूचित | अनुसूचित | श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री प्रयाग राम 

जाति 

लातेहार 
ग्राम- पाण्डेबागी ( बरटा ) 
पो० + थाना-गिद्धौर , जिला - चतरा , 

झारखण्ड- 825408 
61320513 श्री पुनीत मिंज 

18. 05 .1987 | अनुसूचित अनुसूचित श्रम अधीक्षक , 
| पिता- श्री फ्रांसिस मिंज 

जनजाति जनजाति बोकारो- 2 
मुहल्ला-बोस्को नगर रोड नं0-1 , 
सेकेड ग्रोव स्कूल के पीछे, पो0 
हटिया , थाना- जगन्नाथपुर , जिला 

रांची, झारखण्ड- 834003 
| 17 | 61320446 | श्री दिनेश भगत 

13.02.1980 

| अनुसूचित | अनुसूचित श्रम अधीक्षक , 
पिता- स्व . सुकरा भगत 

जनजाति जनजाति | राँची- 2 तथा 
ग्राम - खटंगा नवाटोली, पो० 

श्रम अधीक्षक 
नवडीहा,थाना- घाघरा, जिला- गुमला , 

( कृषि श्रमिक ), 
झारखण्ड- 835208 

राँची का 
अतिरिक्त 

प्रभार 
| 1861320571 सुश्री लक्ष्मी कुमारी 

15 .12. 1982 

| अनुसूचित अनुसूचित श्रम अधीक्षक , 
पिता- श्री ठुपा उरांव 

जनजाति जनजाति राँची-1 
ग्राम- खवाश खिजरी महुआ 
टोली,पो०- बड़ागाई , थाना-भंडरा , 
जिला - लोहरदगा, झारखण्ड 
835302 


झारखण्ड गजट ( असा 


र 11 अगस्त, 2016 


19 


21.11.1986 


| अनुसूचित अनुसूचित 
जनजाति जनजाति 


श्रम अधीक्षक , 
धनबाद- 2 


61320558 श्री वाल्टर कुजूर 

पिता - श्री निस्तार कुजूर 
ग्राम -बसरी, पो०- नगड़ा , 
थाना +जिला- लोहरदगा, झारखण्ड 

835302 
61322942 | सुश्री दिप्ती लॉरी तिर्की 

पिता - श्री सेलस्तर तिरकी 
ग्राम -कोदा,पो०- गोविन्दपुर , थाना 
जारी जिला- गुमला, झारखण्ड 
835206 


30.04.1987 


श्रम अधीक्षक , 


जनजाति जनजाति 


लोहरदगा 


2. अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार 


होगी । इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है । 


3. अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी होगी एवं योगदान की तिथि से ही वे दो 


वर्षों के लिए परीक्ष्यमान रहेंगे । संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान 


अवधि को बढ़ाया जा सकता है | 


4. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को परीक्ष्यमान अवधि 
मे Substantive Posts पर पदस्थापन के पूर्व न्यूनतम basic प्रशिक्षण दिया जाना है । प्रशिक्षण समाप्ति के 
पश्चात ही पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण किया जाना है । तदनुसार श्रम अधीक्षक के मौलिक पद पर 
नियुक्त किए जानेवाले उम्मीदवार नियुक्त पत्र प्राप्ति के उपरांत दिनांक 5 अगस्त , 2016 को श्रम, नियोजन, 
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, रांची में योगदान करेंगे एवं मूल पद पर पदस्थापन के पूर्व 
दिनांक 8 अगस्त, 2016 से 23 अगस्त, 2016 तक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल , राँची ( SIRD ) में 
आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत नियुक्ति पत्र में अंकित पदस्थापन कार्यालय 
जिला में दिनांक 27 अगस्त, 2016 तक प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं 
कौशल विकास विभाग के साथ- साथ श्रमायुक्त , झारखंड, राँची एवं संबंधित जिले के उपायुक्त को भी देंगे । 

उपरोक्त निर्धारित योगदान की तिथि से 30 दिनों के अंदर योगदान देने पर अभ्यर्थी को सर्वप्रथम 
विस्तृत वस्तु स्थिति के साथ विभाग में अभ्यावेदन देना है जिस पर सम्यक विचारोपरांत उनके प्रशिक्षण एवं 
पदभार ग्रहण के संबंध मे निर्णय लिया जायेगा । साथ ही 30 दिनों के अंदर योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी 


की उम्मीदवारी स्वत: समाप्त समझी जाएगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 11 अगस्त , 2016 
अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में उपरोक्त निर्धारित योगदान की तिथि से 30 दिनों के अंदर योगदान 


नहीं देने पर अभ्यर्थी को सर्वप्रथम विस्तृत वस्तुस्थिति के साथ विभाग में अभ्यावेदन देना है जिस पर सम्यक 
विचारोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा | 


5. सम्बन्धित कार्यालय/जिला में योगदान करने वाले पदधारक दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र , चल 
अचल सम्पत्ति का ब्यौरा तथा असैनिक शल्यचिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 
से संबंधित प्रमाण-पत्र योगदान की प्रति के साथ श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, रांची को 
समर्पित करेंगें । 


6. सभी अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन समयाभाव के कारण नहीं हो सका है | नियुक्त किये जाने वाले 
सभी अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के अन्दर उक्त के संबंध में undertaking अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना 


होगा । पुलिस सत्यापन में चरित्र एवं पूर्व वृत्त प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एक माह की सूचना पर 
अभ्यार्थियों की सेवा समाप्त की जा सकती है । 

7. शैक्षणिक योग्यता/ जाति प्रमाण पत्र/ आवासीय प्रमाण पत्र की जांच अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई 
मूल प्रमाण पत्र से मिलान कर ली गई है । भविष्य में सभी मूल प्रमाण पत्रों को निर्गत करने वाले संस्थान 
कार्यालय से सत्यापन करने पर कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एक माह की सूचना पर अभ्यार्थियों की 


सेवा समाप्त की जा सकती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कंचन अंजली मुण्डु, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 680 - 50 | 


